रजिस्ट्री संडी एल -33004 /99 


REGD . NO . D . L.-33004/99 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भागा - खण्ड 1 
PART II - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 3] 
No. 


नई दिल्ली , शुक्रवार , जून 17 , 2005 / ज्येष्ठ 27 , 1927 
NEW DELHI, FRIDAY , JUNE 17, 2005/JYAISTHA 27, 1927. 


संघ लोक सेवा आयोग 
- नोटिस 

नई दिल्ली, 17 जून, 2005 . 
सं. 22 / 3 / 2005 पा ( ख). - संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं तथा भर्ती परीक्षणों के अध्ययन हेतु संघ लोक 
सेवा आयोग ने एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है जिससे कि कुछेक परीक्षाओं को मिलाने पर विचार करके इन्हें उम्मीदवारों के लिए अधिक 
सुविधाजनक बनाया जा सके और आयोग का कार्यभार कम हो सके । इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे : 
1. श्री सैयद शाहिद मेहदी 

अध्यक्ष 
2. श्री अरविन्द वर्मा 

सदस्य 
2. इस समिति के लिए विचारार्थविषय निम्नलिखित होंगे : 
(i) संघ लोक सेवा आयोग में आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं तथा भर्ती परीक्षणों का अध्ययन करना जिससे यह मालूम 

किया जा सके कि आयोग का कार्यभार / व्यय कम करने के उद्देश्य से किन परीक्षाओं को मिलाया जा सकता है और कैसे इन 

परीक्षाओं /भर्ती टेस्ट को उम्मीदवारों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकता है ? 
( ii ) क्या इन सम्मिलित परीक्षाओं को एक स्तरीय या सिविल सेवा परीक्षा की तरह द्वि - स्तरीय होना चाहिए या इनका कोई और 

व्यवस्था होनी चाहिए ? 
3. यह समिति किसी भी ऐसे अन्य पहलू या उपाय पर विचार कर सकेगी तथा अनुशंसा कर सकेगी जो उसकी राय में परीक्षा की व्यवस्था 
से संबंधित है । इस समिति में आयोग द्वारा भेजे गए अन्य किसी मामले पर भी विचार किया जा सकता है । 

4. जहां तक कार्यप्रणाली का सवाल है, यह समिति अपने ढंग से कार्य करेगी तथा आवश्यकतानुसार आयोग से परामर्श करके विशेषज्ञों 
से सहयोग लेगी । 

5. समिति अपनी रिपोर्ट दो महीनों के अन्दर प्रस्तुत कर देगी । समयोचित पाए जाने पर समिति अपनी रिपोर्ट खण्डों में भी प्रस्तुत कर 
सकती है । 

6. समिति के गैर - सरकारी सदस्यों के लिए निम्न प्रकार सुविधाएं होंगी : 

इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों की " एक्जिक्यूटिव क्लास " द्वारा रिहायश स्थल से संघ लोक सेवा आयोग तक तथा वापस आने की यात्रा के 
हवाई भाड़े की प्रतिपूर्ति । . 

रिहायश तथा यात्रा आरंभ करने के स्थलों तक तथा वापस आने का तथा विलोमतः कार्यस्थल तक का स्थानीय राज्य परिवहन प्राधिकरण 
द्वारा निर्धारित दरों पर टैक्सी भाड़े की प्रतिपूर्ति । 
1839 GI/ 2005 


. 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 

[PART TI - SEC.I] 
स्थानीय गैर सरकारी सदस्य को यात्रा भत्ते के सैर पर देय प्रतिपूर्ति राशि की अधिकतम सीमा 200 /- रू. प्रति दिन होगी । 
सिविल सेवा के उच्चतम ग्रेड के अधिकारियों को यथास्वीकार्य डी.ए. की सामान्य दरों का 90 % आवसीय उद्देश्य हेतु दैनिक भत्ता । 

7. उपर्युक्त के अलावा , समिति के अध्यक्ष महोदय/गैर- सरकारी सदस्य को समिति की होने वाली प्रत्येक बैठक के लिए संघ लोक सेवा 
आयोग द्वारा निर्धारित की गई दरों पर मानदेय दिया जाएगा । 

marts, han 
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

NOTICE 

New Delhi, the 17th June, 2005 
No . 22/3/2005-E .L (B ).- The Union Public Service Commission have decided to appoint a Committee to study 
various examinations and recruitment tests conducted by the Union Public Service Commission , with a view to combine 
some of these so that the examinations becomemore convenient to candidates and the Commission s workload is reduced . 
The Committee will consist of the following members : 

1. Shri Shahid Mehdi . Chairman 

2 SluiArvidVanna ivicwder 
2 The termsof reference for this Committee will be as follows : 
© To study the various examinations and Recruitment Tests now held in UPSC , with a view to work out/ 

recommend how some of these could be combined to reduce the work load/expenditure of the Commission 

and to make the examinations/ recruitment tests more convenient to candidates; 
(1 ) Whether such combined examinations should be single tiered or double tiered like the Civil Services 

Examination or have any other structure . 
3. The Committee willbe free to consider and make recommendations on any other aspect ormeasure which in 
its opinion has a bearing on the examination schemes. The Committee may also consider any other issue which may he 
referred to it by the Commission. 

For its functioning, the Committee will devise its own procedures and take the assistance of such experts as 
it may consider necessary in consultation with the Commission . 

The Committee will submit its report within two months. The report may be submitted in parts , if that is found 
expedient 

6. The entitlements for the non -officialMembers of the Committee will be as under : - . 

Reimbursement of air fare for journeys by ludian Airlines flights by “ Executive Class ” from place of residence to 
UPSC office and back . 

Taxi fare from residence and back at the places where the journey is commenced and vice versa at the place of duty, 
at rates fixed by local State Transport Authority will be reimbursed . 
. . The ceiling limit for reimbursementofconveyance expenses for local non -officialMember is Rs. 200 /- per day. 

Daily Allowance at the rates of 90 % of ordinary rates of DA as admissible to the highest grade of civil servants for 
boarding plurpose will also be admissible . 

7. In addition to the above, the Chairman /non -official Member of the Committee will be paid an honorarium for 
each sitting of the Committee at the rates to be decided by UPSC . 

S. P. GAUR , Secy . 


. 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

. . and Published by the Controller of Publications , Dethi- 110054 , 


